NewooAN 
PROMon . 


रजिस्ट्री सं० डी - 227 


NA 


ALS A no 
.0222 
भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


41 रशी 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० 13] 
No. 13) 


नई विल्ली , शनिवार, सितम्बर 21, 1974 ( भाद्र 30, 1896 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1974 ( BHADRA 30 , 1896 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . ) 


भाग I - - - खण्ड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 21सितम्बर 1974 

संकल्प 
सं० 14, दिनांक 4 मितम्बर 1974 - राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष प्रादेश देते हैं कि दिल्ली राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास 
सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को मलाह देने के लिए एक 
राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित की जाए । 
2. ममिति में निम्नलिखित होगे : -- 

सभापति 


उप राज्य 


उपसभापति 


गैर सरकारी सदस्य 
( 1 ) महापौर , दिल्ली । 
( 2 ) श्री टी० सोहन लाल, सदस्य लोक मभा । 
( 3 ) श्री हीरा मिह , महानगर परिषद । 
( 4 ) अध्यक्ष , स्थायी समिति, नगर निगम , दिल्ली । 
( 5 ) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि । 
( 6 ) अध्यक्ष, दिल्ली चैम्बर आफ कोमर्स । 
( 7 ) डा० एम० डी० डालमिया , बिरला मिल्स, दिल्ली । 
( 8 ) आक्सिलियरी फोर्मिज़ वैलफेयर एसोसिएशन का 

प्रतिनिधि । 
( 9 ) उप अध्यक्ष , जिला थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना 

बोर्ड , दिल्ली । 
( 10 ) अध्यक्ष, दिल्ली मैडिकल एसोसिएशन । 
( 11 ) श्री आर० एन० मिसल, डवोकेट , 20 5, जे० जे० 

कालोनी , मोतीबाग । 
( 12 ) श्री टेक चन्द , सदस्य , महानगर परिषद । 
( 13 ) श्री सिकन्दर बख्स , सदस्य , महानगर परिषद । 
( 14 ) श्री राजेन्द्र कुमार तनवर, सदस्य , महानगर परिषद । 
( 15 ) श्री वेद प्रकाश , सदस्य , महानगर परिषद । 
( 16 ) श्री प्रभु दयाल भोसले, सदस्य , महानगर परिषद । 
( 17 ) सरदार जगमोहन कोछर , मदस्य , महानगर परिषद । 


सरकारी सवस्य 
( 1 ) मुख्य कार्यकारी पार्षद । 
( 2 ) मुख्य सचिव । 
( 3 ) महानिरीक्षक पुलिम , दिल्ली । 
( 4 ) जी० प्रो० सी० दिल्ली एरिया , दिल्ली । 
( 5 ) आयुक्त , दिल्ली नगर निगम , दिल्ली । 
( 6 ) जिलाधीश , दिल्ली । । 
( 7) निदेशक, नागरिक सुरक्षा, दिल्ली । 
( 8 ) कमान्डर, टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टरस, पश्चिमी कमान । 

( 9 ) सचिव ( समन्वय ) , दिल्ली प्रशासन , दिल्ली । 
1 - 243GI/ 74 


( 99 ) 


100 


THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 21, 1974 ( BHADRA 30 , 1896 ) 


[PART I - SEC. 3 


सचिव 
जी० एम० श्रो०--1, टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टरम, पश्चिमी 

कमान । 
3. समिति के गैर- सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल 
तीन वर्ष है । 

4. समिति के ये कार्य होंगं --- ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास 
तथा प्रशिक्षण कार्य सम्बन्धी किमी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
करना । 

5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी सदस्यों को 
समय- समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ० 6 ( 26 ) - ई .IV / 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा 
स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की 
जाएगी । 

6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष , वित्त सलाह 
कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन 
को उपर्युक्त से सूचित किर दिया जाए । 

7. यह प्रादेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 

8. प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प संख्या 3182, दिनांक 26 
नवम्बर 71 जो 18 दिसम्बर 1971 के भारत के राजपत्र को 
भाग I खण्ड 3 में प्रकाशिन नथा समय- समय पर संशोधित हुआ 
था , एतद्वारा निरसित किया जाता है । 

पी० आर० चारी , उपसचिव 


संकल्प 
सं० 15, दिनांक 22 अगस्त 1974 - -- रक्षा मंत्रालय के 
केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप समिति के गठन के सम्बन्ध में 6 
अप्रैल , 1974 को भारत के राजपन्न में भाग I खण्ड 3 में प्रकाशित 
रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च, 1974 के संकल्प सं० 6 
में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाना है : 

मरकारी सदस्यों की सूची में : - -- 
( 1 ) क्रम संख्या 5 के सामने " डा०बी०डी० नागचौधरी, 

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक मलाहकार " के स्थान पर 
"डा० एम० जी० के० भैनन , रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक 

सलाहकार " पढे । 
( 2 ) क्रम संख्या 7 को इस प्रकार पढ़ें : 

" 7, डा० गोपाल शर्मा, अध्यक्ष वैज्ञानिक और तकनीकी 

शब्दावली प्रायोग । " 
( 3 ) वर्तमान क्रम संख्या 7 को क्रम संख्या 8 पहें । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों, संघशासित प्रदेशों के प्रशामनों , भारत सरकार के सभी 
मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय , 
प्रधानमंत्री सचिवालय , योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक , महालेखापाल , केन्द्रीय राजस्व , नई दिल्ली , 
लोक सभा सचिवालय एवं राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की 
सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

बी० एल० जैन , संयुक्त सचिव 


- - - - 


LIVIV 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 21st September 1974 

RESOLUTION 
No. 14, dated 4th Sept 1974. - - To advise the Government of 
India on matters relating to the development of Territorial 
Army in the Union Territory of Delhi, thọ Prosidont has been 
pleased to direct that the State Advisory Committce for tho 
Territorial Army be reconstituted . 
2 . The Committee shall consist of : 

Chairman 
Lt . Governor , Delhi . 

Deputy Chairman 


Official Members 
1 . Chief Executive Councillor . 
2. Chief Secretary . 
3. Inspector General of Police, Delhi . . 
4. G . O . C . Delhi Area, Delhi . 
5. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi. 
6 . District Magistrate. Dadhi . 
7 . Director, Civil Defence, Delhi. 
8 . Commander , Territorial Army Group Headquarters , 

Westero Coinmand. 
9 . Secretary , (Coordination ), Delhi Administration , Delhi. 

Non - Official Members 
1. Mayor of Delhi. 
2 . Shri T . Sohan Lal, Member , Lok Sabha. 
3 . Shri Hira Singh, Member , Metropolitan Council . 


4 . Chairman , Standing Committee , Municipal Corpora 
___ tion, Delhi. 
5 . Representative of Delhi University . 
6 . President, Delhi Chamber of Commerce . 
7 . Dr . M . D . Dalmia, Birla Mills , Delhi . 
8 . Representative of Auxiliary Forces Welfare Association, 
9 . Vice Chairman , Distt. Soldiers Sailors & Airmen s 

Board , Delhi. 
10 . President , Delhi Medical Association. 
11. Shri R. N . Mittal , Advocate, 205. J . J. Colony , . Moti 

Bagh. 
12 . Shri Tek Chand , Member Metropolitan Council , 
13 . Shri Sikander Bakht , Member , Metropolitan Council . 
14. Shri Rajinder Kumar Tanwar, Member Metropolitan 

Council, 
15. Shri Ved Prakash, Member , Metropolitan Council . 
16. Shri Prabhu Dayal Bhonsle , Member , Metropolitan 

Council , 
17. Sardar Jagmohan Kochar, Member, Municipal Corpo 
ration. 

Secretary 
General Staff Officer I, TA Group HQRS , Western 

Command . 
3. The tenure of appointment of non- official members of the 
Committee is three years . 

4 . The functions of the Committee will be ( i ) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( it ) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army, 


PART 1 - SLO . 3 } 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 21 , 1974 (BHADRA 30 , 1896 ) 


101 


5 . The 1017 -ulficial members will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at the sate 
sanctioned in the Ministry of Finance , Oflice Memorandum 
No . 6 ( 26 ) / H - IV /59 , lated the 5th September , 1960 , as amend 
cu from time io na. 

6 . Ordered that the furegoing bc communicated to the Chief 
of the Army Stalt . Financial Adviser , Ministry of Finance 
( Defence ) . The Chief Secretary , Delhi Administration , Delhi. 


7 . Ordered also that the resolution be published 
Gazeite of India , 


in 


the 


Setting up of it sub -committec of the Kendriya Hindi Samiti in 
the Ministry of Defence is annended as uader : 
In the list of Official members : 
(i) Against S . No. 5 for " Dr. B . D . Nag Chaudhuri, 
Scientific Adviser to the Defence Minister " , 

substitute 
“ Dr. M . G , K . Menon , Scientific Adviser to the 

Defence Minister " . 
( ii ) Add , " Dr. Gopal Sharma Chairman , Commission for 

Scientific & Technical Terminology " , and 
( ii ) the existing Sl . No. 7 may be renumered as Sl . No . 8 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to 
all the State Governments , Administration of the Union Terri 
tories all the Ministries and Departments of the Government 
of India , President s Secit ., Cabinet Sectt ., Prime Minister s 
Sectt., Planning Commission , Comptroller and Auditor Genc 
ral of India , Accountant General Central Revenues, New 
Delhi, the Lok Sabha Sectt , and the Rajya Sabba Sectt. 


8 . Ministry of Defence , Gazette Notification No. 3182 , dated 
26th November 1971 published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 , dated 181h December , 1971 as amended from time 
to time, is hereby cancelled . 

P. R . CHARI, Dy. Secy . (G ). 


mission , Comptrollectt., Prime overnment 


Dalk of Indining comom secit., Department of the municated , 


RESOLUTION 
No. 15 , dated 22nd Aug 1974 , - Ministry of Defence Reso 
lution No. 6 dated 15th March , 1974 published in the Gazette 
of India , Part I Section 3 , dated 6th April , 1974 rogarding 


ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

B . L , JAIN , Jt . Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974 


